“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 325] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024--- श्रावण 7, शक 946 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4-60 / 2024 / 48.---- छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 4964 (क्रमांक 37 सन्‌ 4964) की धारा 29 की 
उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत गीदम, जिला- दन्तेवाड़ा के वार्डों 
का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है :- 


4. नगर पंचायत गीदम को i5 ast में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की 
सीमा निर्धारित करता है। 


2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा | 
अनुसूची 
वार्ड कमांक वार्ड का नाम 

व डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 

2 महात्मा गांधी नगर वार्ड 

3 इंदिरा गांधी नगर वार्ड 

4 महावीर नगर वार्ड 

5 मिनीमाता नगर वार्ड 

|i ( i | लाल बहादूर शास्त्री नगर वार्ड 

7 सुभाषचंद्र बोस नगर वार्ड 

| i .._[($ डॉ अम्बेडकर नगर वार्ड 

Pos महाराणा प्रताप नगर वार्ड 

40 शिवाजी नगर वार्ड 

वीरनारायण सिंह नगर वार्ड 

42 गायत्री मंदिर नगर वार्ड 

43 शिवमंदिर नगर वार्ड 

44 कड़तीपारा नगर वार्ड 

45 शीतला माता मंदिर नगर वार्ड 


649 


650 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 


[oy 


& 


(3 


नर 


(3 


जी 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 
. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


नगर पंचायत Ter के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड HAIH—0' 
शर्मा कॉम्पलेक्स के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से धर्मशाला 


वेयर हाउस WY के मकान को लेते हुए पनेड़ा चौक पार करते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा 
विश्वविद्यालय होते हुए जावंगा एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान बिन्दु तक। 


जावंगा एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान बिन्दु से गीदम एवं पनेड़ा तथा गीदम एवं 
हाउरनार के सीमा रेखा पर चलते हुए हाट बाजार, बी.ई.ओ., जनपद कार्यालय तक | 


जनपद कार्यालय से आरईएस कॉलोनी को लेते हुए गीदम एवं हाउरनार सीमा रेखा पर 
चलते हुए डोंगरी पारा से सीमा गुप्ता घर तक। 


सीमा गुप्ता के घर से राजेन्द्र शुक्ला घर के मकान को लेते हुए उर्मिला यादव के घर होते 
हुए जयकिशोर शर्मा के मकान को लेते हुए शर्मा कॉम्पलेक्स एवं मुख्य सड़क |४।-63 के 
मिलान बिन्दु तक। 


महात्मा गांधी नगर वार्ड क्रमांक-02 
गौरव पथ एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से रतनी बाई , चंदूलाल कुर्रे, बाजीराव 


wert एवं फॉरेस्ट डिपो को लेते हुए खेतमल सोनी के मकान से तहसील कार्यालय एवं 
मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु aH | 


तहसील कार्यालय के ay से आने वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु 
से शिशु मंदिर को लेते हुए आयुष चाट वाले के घर होते हुए, महेश पंडित के घर तक | 


महेश पंडित के दुकान से चामो के मकान को लेते हुए चम्पा के मकान के सामने वाली 
सड़क को पार करते हुए सत्यम के घर तक। 


सत्यम के घर को लेते हुए, Gat के घर होते हुए, शेषमणी पांडे फॉरेस्ट बाउंड्री से प्रकाश 
घर से सामने वाली रोड को पार करते हुए तालाब मेड़ होते हुए गणेश ठाकुर के घर होते 
हुए शासकीय क्वाटर के सामने वाली रोड में चलते हुए गौरव पथ रोड के मिलान बिंदु से 
मिट्टी तेल टैंक होते हुए, आशा डागा के दुकान होते हुए, मुख्य सड़क NH-63 के मिलान 
बिन्दु तक। 


इंदिरा गांधी नगर वार्ड क्रमांक-03 


मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से जे.आर. पैलेस होटल को लेते हुए, दुबे पैलेस 
होटल Te | 

दुबे पैलेस होटल होते हुए, गौरव पथ रोड से रज्जन गुप्ता के घर के सामने चौक से सी सी 
रोड को लेते हुए, जयहरि सिंह के पुराना मकान को लेते हुए मनबोध घर होते हुए तालाब 
मेड़ किनारे किनारे चलते हुए प्रकाश हिड़पाते के घर को लेते हुए बलदेव के घर होते हुए 
संतोष साहू के घर को लेते हुए Wey एवं हाउरनार सीमा रेखा तक | 


संतोष साहू के घर को लेते हुए गीदम एवं हाउरनार सीमा रेखा होते हुए उर्मिला बघेल के 
घर के सामने वाली रोड को पार करते हुए उषा साहू के घर से राजकुमार अग्रहरि के घर 
होते हुए, रघुकौशल के घर से हाई स्कूल चौक होते हुए, सुमुद्री देवी अग्रहरि के किराना 
दुकान होते हुए, शमीम घर को लेते हुए, Gall यादव के घर होते हुए, राकेश कुशवाह घर 
के चौक तक। 

राकेश कुशवाह घर के चौक से ace प्रसाद गुप्ता घर होते हुए, भुलई गुप्ता के घर होते 
हुए जयपाल यादव के घर को लेते हुए सर्वेष राठौर, पुखराज सुराना के घर को लेते हुए, 
जे.आर. पैलेस होटल एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 650 (॥) 


wo 


री 


(3 


BR 


oo 


& 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 
. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


महावीर नगर वार्ड क्रमांक-04 


स्व. मोती जैन के दुकान के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से 
लखन होटल, विनोद मेडिकल KER, को लेते हुए ओसवाल भवन की ओर जाने वाली 
सड़क को पार करते हुए वन विभाग कार्यालय पटेल दवाखाना को लेते हुए स्व. अजित जैन 
के पुराने मकान के पास वाली सड़क को पार करते हुए जोगराज vied दल्लीचन्द सुराना 
विमल चंद जैन नवीन विश्वकर्मा के दुकान एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु aH | 


नवीन विश्वकर्मा के दुकान एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से सुखनंदन साहू के 
घर को लेते हुए पोस्ट आफिस होते हुए मुखिया के बांउड्रीवॉल से बोरपदर स्कूल के सामने 
के रोड में चलते हुए राकेश कुशवाहा घर के चौक तक | 


राकेश कुशवाह घर के चौक से भोजराज सोनी, मदन सोनी के घर को लेते हुए, मनहरन 
लाल साहू के घर होते हुए, पुखराज बालड़ के घर से मुनिया चौक तक | 


मुनिया चौक से जवाहरलाल लोढ़ा, रानीदान गांधी के घर होते हुए रतन लाल सुराना के घर 
को लेते हुए, स्व. मोती जैन के दुकान एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक | 


मिनी माता नगर वार्ड क्रमांक-05 


मुनिया चौक के मिलान बिन्दु से Wat जैन के मकान अम्मु सेन के मकान से संतोष 
रंगारी के घर होते हुए विमल विष्वास के घर को लेते हुए लोकेन्द्र के घर होते हुए 
रामविलास के घर को लेते हुए तेजपाल सोनी के सामने वाले चौक को पार करते हुए कमल 
शर्मा के घर होते हुए आई.टी.आई कॉलोनी को लेते हुए संतोष गुप्ता के घर होते हुए 
सावित्री शिवहरे के मकान को लेते हुए सांस्कृतिक भवन तक। 


सांस्कृतिक भवन से पुराने पुलिस क्वार्टर के सामने वाली सी.सी.रोड को लेते हुए पुराने आई 
टी आई तक। 

पुराने आई.टी.आई रोड को लेते हुए यादव सर के घर के पीछे जवाहर सुराना के खेत को 
लेते हुए महेश शर्मा के घर तक। 


महेश शर्मा के मकान के सामने वाली रोड को लेते हुए ईटा भटटी होते हुए मुनिया चौक के 
मिलान बिन्दु तक। 


लाल बहादुर शास्त्री नगर वार्ड क्रमांक-06 
नवीन विश्वकर्मा के काम्प्लेक्स को लेते हुए एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से 


कैलाश फोटो वाली दुकान होते हुए, राज हार्डवेयर होते हुए, भगवानचंद चोपड़ा के मकान 
होते हुए फॉरेस्ट आवासीय क्वाटर लेते हुए पवन स्टोर तक | 


पवन स्टोर के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से पवन स्टोर 
भगवान दास राठी मानक लाल सुराना, महावीर मंदिर, को लेते हुए बस्तीमल चाण्डक के 
मकान के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए मुनिया घर होते हुए राजा सुराना एवं त्रिलोक 
सुराना के खेत पार करते हुए बाई पास रोड़ तक। 


बाई पास रोड़ को लेते हुए गिरिवर घर सेठिया घर होते हुए तालाब के पूर्वी कोना से 
तालाब के मेढ़ पर चलते हुए बत्ती बाई के मकान तक । 


बत्ती बाई के मकान को लेते हुए रामेश्वर देवांगन एवं लल्‍लन साहू के मकान के सामने 
वाली रोड़ को पार करते हुए कौशल्या नागेश के मकान को लेते हुए हीरालाल निषाद एवं 
बिरेन्द्र सेन के मकान के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए तपन देवनाथ के मकान 
देवलाल देवांगन एवं रीना ध्रुव के मकान होते हुए प्यारे लाल यादव के घर होते हुए दुर्गा 
चौक वाली रोड लेते हुए नवीन विश्वकर्मा के घर के सामने होते हुए, मुख्य सड़क NH-63 
के मिलान बिन्दु तक। 


650 (2) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 


I. 


2. 


4. 


(3 


& 


(3 


ते 


उत्तर :- 


पूर्व-- 


3. दक्षिण:- 


पश्चिम:ः- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


सुभाषचंद्र बोस नगर वार्ड क्रमांक-07 


मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु को लेते हुए, नवीन पालिका बाजार होते हुए, पी. 
डब्ल्यूडी के ऑफिस होते हुए नवीन विष्वकर्मा एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु 
तक। 

नवीन विश्वकर्मा के घर के सामने वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु 
को लेते हुए पी.डब्ल्यूडी आवासीय क्वार्टर होते हुए दुर्गा मंच चौक की सामने वाली रोड को 
पार करते हुए Rat खाली प्लाट होते हुए पलकेश सोनी के घर होते हुए अवस्थी कॉलोनी 
को लेते हुए सुखदेव साहू का घर होते हुए मेघराज घर होते हुए विसाहू देवांगन के घर 
होते हुए नवीन सामुदायिक भवन तक | 


नवीन सामुदायिक भवन से होते हुए तालाब के मेढ एवं नाले को लेते हुए दक्षिणी पश्चिमी 
कोना एवं हारम सीमा तक | 

पार्क के दक्षिणी पश्चिमी कोना हारम सीमा से तालाब के पश्चिमी मेड़ पर चलते हुए 
आंगनबाड़ी होते हुए गुलाबचंद के मकान को लेते हुए मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु 
तक | 


डॉ. अम्बेडकर नगर वार्ड क्रमांक-08 


हारम एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान बिन्दु को लेते हुए कब्रिस्तान के सामने वाली रोड 
होते हुए, सामुदायिक भवन को लेते हुए, कादर बक्श के मकान होते हुए, लिलेश्वर दास के 
मकान से महेश यादव के घर होते हुए, राजेश यादव के मकान को लेते हुए, शेख 
सबानुद्दीन के घर तक। 


शेख सबानुद्दीन के घर से शेख सिराजुद्दीन के मकान को लेते हुए मोहन दास मानिकपुरी 
के घर होते हुए, शेख निजामुद्दीन के घर के सामने वाले रोड को पार करते हुए बिसरी 
बाई के घर होते हुए दशरथ ठाकुर के मकान को लेते हुए, देवदत वर्मा के घर होते हुए, 
पुराना आंगनबाड़ी को लेते हुए, निरंजन साहू घर होते हुए, फणेशवर के मकान को लेते हुए, 
गणेश मंच के सामने वाली रोड को पार करते हुए, दुर्गा मंदिर होते हुए, मोहम्मद ईशाक के 
खाली मकान को लेते हुए, प्यारे लाल साहू के मकान होते हुए बलवंत ठाकुर के घर होते 
हुए,कन्या शाला बाउंड्री को लेते हुए, NH-63 के मिलान बिन्दु तक। 


मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु एवं कन्या शाला स्कूल को लेते हुए, पी.डब्ल्यू डी. We 
हाउस को लेते हुए, गीदम एवं हारम की सीमा रेखा के मिलान बिन्दु तक। 

हारम एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान बिन्दु को लेते हुए टेम्पल कमिटी की भूमि को 
पार करते हुए कैलाष एवं मधु ठाकरे के मकान होते, ललित निर्मलकर, गजानंद निर्मलकर 
होते हुए, अख्तर अली एवं फरीदा बेगम के घर होते हुए हारम एवं गीदम की सीमा रेखा 
Te | 


महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक-09 


नदी से मुख्य सड़क NH-63 की ओर जाने वाली सड़क एवं हरिहर निवास के बाजू से 
आने वाली सड़क के मिलान बिंदु से संतदास मानिकपुरी, मनराखन का मकान, मस्जिद एवं 
रिक्त पड़े प्लाट को लेते हुए WM सिंह के मकान तक। 


सूर्यभान सिंह के मकान से मुख्य सड़क की ओर चलते हुए जयप्रकाश सिंह, नरसिंहमल 
सालेचा के मकान दुकान लेते हुए पारसमल दुग्गड़ के मकान के पास मुख्य सड़क NH-63 
के मिलान बिंदु aa | 

पारसमल दुग्गड़ के मकान के पास मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिंदु से हरिहर निवास 
को लेते हुए एवं सामने वाली सड़क को पार करते हुए, स्टेट बैंक, अवस्थी फोटो स्टूडियो 
होते हुए ओसवाल प्रिंटर्स को लेते हुए, राम कुमार के garex एवं NH-63 के मिलान बिंदु 
Te | 

राम GAR के क्वाटर एवं NH-63 के मिलान बिंदु को लेते हुए, सुनील जैन, रमेश गुप्ता के 
सामने से रोड पार करते हुए, पितांबर दास मानिकपुरी के घर होते हुए, नारद कौमार्य के 
मकान को लेते हुए, अषफाक खान के मकान होते हुए एवं सामने वाली रोड को पार करते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 650 (3) 


wo 


प्री 


(3 


जी 


[ey 


ने 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


हुए मोहम्मद स्माईल के घर होते हुए, खलील अहमद के मकान को लेते हुए संतदास के 
मकान तक | 


शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक-40 


स्टॉप डेम से गीदम नदी के किनारे होते हुए कुसूम AS को पार करते हुए कुम्हारपारा 
तक | 
कुम्हारपारा को लेते हुए कुसूम झोड़ी पार कर भरत देवांगन होते हुए मंजू देवांगन के मकान 
को लेते हुए लखन कौशल के मकान एवं दुकान के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु 
Te | 


लखन कौशल के मकान के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु को लेते हुए WA सोनी के 
मकान के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु तक। 


पूरन सोनी के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु को लेते हुए बाबूलाल गोलच्छा, विवेक 
पटेल, एवं सकूर मोहम्मद के मकान को लेते हुए गीदम नदी के चेक डेम तक। 


वीरनारायण सिंह नगर वार्ड HarH—t 


मुरली देवांगन एवं लक्ष्मण देवांगन घर के पीछे कुसूम झोड़ी के मिलान बिन्दु से हारक चंद 
जैन के घर के बाजू में स्थित कुसूम झोड़ी नाला एवं सड़क मिलान बिन्दु तक | 


QA झोड़ी से हरकचंद के मकान से यमुना प्रसाद देवांगन सीमा आटा मील को लेते हुए 
नरेन्द्र जैन की ओर से आने वाली सड़क को पार करते हुए प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के पश्चिमी 
सीमा में चलते हुए अवस्थी के प्लॉट के पास मुख्य सड़क NH-63 तक। 


अवस्थी के प्लॉट के पास मुख्य सड़क NH-63 से देवन लॉज उत्तम हार्डवेयर, विद्यायक 
महोदय की आवासीय भवन को लेते हुए नरेन्द्र जैन की ओर जाने वाली सड़क को पार 
करते हुए मानकलाल सुराना अजीत जैन दुर्गा होटल को लेते हुए सोनारपारा की ओर जाने 
वाली सड़क तक | 


सोनारपारा की ओर जाने वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 मिलान बिन्दु से रामदेव 
मोबाईल, नरसिंहमल सालेचा, कृष्णा देवांगन के मकान को लेते हुए पुराना साप्ताहिक बाजार 
से रामेश्वर गुप्ता फूलो बाड़ा एवं मधुसूदन देवांगन के मकान के पीछे कुमहारपारा जाने वाले 
सड़क के पास स्थित कुसूम झोड़ी तक। 


गायत्री मंदिर नगर वार्ड क्रमांक-42 


कुसूम झोड़ी के पास वार्ड क्र. 44 के मिलान बिन्दु से झोड़ी किनारे किनारे एस.एल.आर. एम. 
सेन्टर से अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क के पुलिया तक। 


अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क के पुलिया से पुराना मटन मार्केट को लेते हुए 
रघुनाथ के मकान को छोड़ते हुए उसकी बाजू वाली सड़क पर चलते हुए प्रदीप शर्मा के 
मकान होते हुए तंगराज के मकान शिवाराज नेताम से मुख्य सड़क के मिलान बिन्दु aH | 


शिवराज नेताम के घर के पास मुख्य सड़क NH-63 से बजरंगी के मकान को लेते हुए, 
नगर पंचायत कार्यालय, पुराना ge evs, पेट्रोल पम्प को लेते प्रतीक्षा बस Kus के 
दक्षिणी-पश्चिमी कोना तक | 


प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के दक्षिणी-पश्चिमी कोना के पास मुख्य सड़क NH-63 मिलान बिन्दु से 
गायत्री मंदिर मायादीन का दुकान हुकूमचंद डागा रोशन टेलर्स के घर होते हुए कुसूम झोड़ी 
के पास वार्ड क्र.-44 के मिलान बिन्दु aH | 


शिवमंदिर नगर वार्ड क्रमांक-43 
अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क पर बने पुलिया एवं झोड़ी के मिलान बिन्दु से 


झोड़ी के किनारे-किनारे चलते हुए चट्टान पारा को लेते हुए पनेड़ा की ओर जाने वाली 
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं पुलिया के मिलान बिन्दु तक। 


650 (4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 


(3 


तर 


(3 


तर 


(3 


& 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


- उत्तर :- 


. पूर्व:- 


. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


. उत्तर :- 
. पूर्व:- 
. दक्षिण:- 


. पश्चिम:- 


पनेड़ा गीदम के सीमा बिन्दु से आई.टी.आई होते हुए मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु 
तक। 


आई.टी..आई. एवं मुख्य सड़क NH-63 के पास मिलान बिन्दु से नया पुलिस थाना ,देशराज 
गुप्ता एवं जी.ए.डी. कॉलोनी को लेते हुए पनेड़ा की ओर जाने वाली सड़क को पार करते 
हुए मुख्य सडक पर चलते हुए दाढ़ी ढाबा को लेते हुए राज कुमार गुप्ता के मकान बी.एस. 
एन.एल. ऑफिस भवन को लेते हुए Rat प्लाट को लेते हुए राजेन्द्र देवांगन उमा देवी 
ठाकुर के भवन लेम्पस, पुराना फारेस्ट के नाका के पास मोहन गुप्ता के मकान को लेते हुए 
हनुमान मंदिर के पास वाली सड़क को पार करते हुए पुराना आईं.टी.आई.गोदाम, भोला गुप्ता 
के मकान को लेते हुए अरविन्द गुप्ता के मकान के सामने स्थित दुकान एवं सड़क एवं मुख्य 
सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक | 


अरविन्द गुप्ता के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु से अरविन्द गुप्ता वैद्यनाथ झा के 
मकान तथा Rad पड़े प्लॉट को लेते हुए मदन शाह के मकान के पास पुराना Aca मार्केट 
की ओर जाने वाली सड़क से विपुल मण्डल, निसार कुरैशी के मकान को लेते हुए झोड़ी पर 
बने पुलिया तक। 


कडतीपारा नगर वार्ड क्रमांक-44 


महांगूपारा में मंगल, भीमा राम के मकान से नगर पंचायत के उत्तरी सीमा घोटपाल एवं 
गीदम के सीमा रेखा पर चलते हुए लालसाय पारा कड़तीपारा का सम्पूर्ण पारा को लेते हुए 
नगर पंचायत के पूर्व एवं उत्तर के कोने पर स्थित घोटपाल, मड़से एवं गीदम के मिलान 
बिन्दु पर स्थित नदी तक खसरा न. 237 | 


गीदम, घोटपाल, एवं मड़से की मिलान बिन्दु पर स्थित नदी खसरा क्र. 237 से नगर 
पंचायत के पूर्वी सीमा में गीदम एवं बड़े पनेड़ा के सीमा रेखा पर चलते हुए कड़तीपारा को 
लेते हुए खसरा न. 300,30 तथा मुख्य सड़क से पनेड़ा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 
को पार करते हुए खसरा क्र. 347, 346 एवं नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी कोने पर 
स्थित खसरा क्र. 349 के पूर्वी दक्षिणी कोने से आई.टी.आई के पास पनेड़ा जावंगा गीदम 
के सीमा रेखा तक। 


नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी कोने पर स्थित खसरा क्र. 349 के पूर्वी दक्षिणी कोने से 
कुसूम झोड़ी के किनारे-किनारे चलते हुए पनेड़ा जाने वाली पी.एम.जे.एस.वाय रोड़ पार 
करते हुए झोडी किनारे-किनारे स्थित मकान एवं रिक्त भूखण्डों को लेते हुए कुसूमझोडी एवं 
वार्ड क्र. 40 एवं 44 के मिलान बिन्दु तक | 


कुसूमझोडी एवं वार्ड क्र. 40 एवं 44 के मिलान बिन्दु से कैंपोजिस्ट शेड को लेते हुए नदी 
किनारे किनारे होते हुए एवं कुसूम झोड़ी के मिलान बिन्दु अटल आवास कदमटिकरापारा 
तथा नदी के किनारे किनारे होते हुए खसरा क्र. 508 को लेते हुए नदी पार करते हुए सुदरू 
रावत ऑगनबाडी भवन को लेते हुए भीमा , मंगल के मकान ,महंगूपारा तक | 


शीतला माता मंदिर नगर वार्ड क्रमांक-45 


बारसूर रोड एवं नागुल रोड के मिलान बिन्दु सोनार पारा मे dude, अभिमन्यु सोनी एवं 
शंकरलाल सोनी के मकान को लेते हुए नगर पंचायत के उत्तरी सीमा तक | 


नगर पंचायत के घोटपाल, गीदम के सीमा रेखा से मंहागूपारा को छोड़कर नदी के किनारे 
चलते हुए शीतला माता मंदिर के पास स्थित ery डेम तक। 


शीतला माता मंदिर के पास स्थित erg डेम से पेरमापारा को लेते हुए नगर पंचायत के 
पश्चिमी सीमा पर स्थित चेक डेम तक। 

चैक डेम से पेरमापारा में जुगधर सुखदेव के मकान को लेते हुए फूलपदर में, जगदेव, 
नरसिंह के मकान को लेते हुए बारसूर रोड एवं नागुल रोड के मिलान बिन्दु तक। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 650 (5) 


अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024 


क्रमांक एफ 4-60 / 2024 / 48.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की 


अधिसूचना क्रमांक एफ ॥-60/ 2024 / 48 दिनांक 29-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव. 


Atal Nagar, the 29th July 2024 


NOTIFICATION 


No. F ]-60/2024/6.---- का exercise of the powers conferred by sub section () of section 29 of the 


chhattisgarh municipalities act 96l (No.37 of 96l) the State Government hereby determine the extent of 
wards Nagar Panchayat Geedam, Distt. Dantewada as per schedule given Below :- 


l. Divides Nagar Panchayat Geedam, into 5 wards and described the limits of each ward as shown in 
schedule. 
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward. 
SCHEDULE 
S.No.of ward Name of the ward 
Dr. Rajendra Prasad Ward 
2 Mahatma Gandhi Nagar Ward 
3 Indira Gandhi Nagar Ward 
4 Mahavir Nagar Ward 
5 Minimata Nagar Ward 
a, eee Lal Bahadur Shastri Nagar Ward 
7 Subhash Chandra Bose Nagar Ward 
PB Dr. Ambedkar Nagar Ward 
|... ee Maharana Pratap Nagar Ward 
0) Shivaji Nagar Ward 
il Virnarayan Singh Nagar Ward 
2 Gayatri Mandir Nagar Ward 
3 Shiv Mandir Nagar Ward 
4 Kadtipara Nagar Ward 
5 Shitlamata Mandir Nagar Ward 
Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Geedam 
Dr. Rajendra Prasad Ward No. 0 
North:- The road adjacent to Sharma Complex, from the meeting point of main road NH 63, taking the 
Dharamshala, Warehouse and the house of Paranu, crossing Paneda Chowk, passing through 
Pandit Sundar Lal Sharma University, to the meeting point of the boundary line of Jawanga 
and Geedam 
East:- From the meeting point of the boundary line of Jawanga And Geedam, Geedam And Paneda 
and Geedam to Hournar, walking on the boundary line of Hartbajar, and then BEO office to 
Janpad office. 
South:- Taking RES Colony from Janpad Office, walking on Geedam & Haurnar border line from 
Dongripara to Seema Gupta house. 
West:- Starting from Seema Gupta's house, taking Rajendra Shukla's house, passing through Urmila 


Yadav's house, taking Jai kishore Sharma's house, till the meeting point of Sharma Complex 
and the main road NH63 


650 (6) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 


North:- 


East:- 


South:- 


West:- 


North:- 


East:- 


South:- 


West:- 


North:- 


East:- 


South:- 


West:- 


North:- 


East:- 


Mahatma Gandhi Nagar Ward NO. 02 


Gauravpath and the main road from the meeting point of NH63 to the meeting point of Ratni 
Bai, Chandu Lal Kurre, Baji Rao Futane and Forest Deepo taking Khetmal Soni's house to the 
meeting point of Tehsil Office and the main road NH63. 


The road coming from the side of the tehsil office and the main road from the meeting point of 
NH63, taking the Shishu Mandir, from the house of Aayush Chat till the house of Mahesh 
Pandit 


From Mahesh Pandit's shop, going to Chamo's house, crossing the road in front of Champa's 
house, reaching Satyam's house 


Taking Satyam's house, going to Sundari's house, Sheshmani Pandey, from Forest boundary 
crossing the road in front of Prakash's house, passing through Pond, passing through Ganesh 
Thakur's house, walking on the road in front of Sashkiya Quarter, from the junction point of 
Gaurav Path Road, passing through Kerosene Oil Tanks, passing through Asha Daga's shops, 
till the junction point of main road NH63. 


Indira Gandhi Nagar Ward No. 03 


From point of main road NH63 taking J.R. Palace Hotel to Dubey Palace Hotel 


From Dubey palace hotel, taking Gaurav Path Road to the square in front of Rajjan Gupta's 
house Taking the C.C. road, taking the old house of Jai Hari Singh, passing through 
Manbodh's house, walking along the banks of the pond, taking Prakash Hidpate's house, 
passing through Baldev's house, taking Santosh Sahu's house toGeedam and Haurnaar till the 
boundary line. 


Taking Santosh Sahu's house, through Geedam and Haurnar border line, crossing the road in 
front of Urmila Baghel's house, from Usha Sahu's house through Rajkumar Agrahari's house, 
from Raghu Kaushal's house through High School Chowk, through Samudri Devi Agrahari's 
grocery shop, taking Shamim's house, taking Kunti Yadav's house, till the square of Rakesh 
Kushwaha's house. 


From Rakesh Kushwaha's house square, going through Lallu Prasad's house, Bhulai Gupta's 
house, taking Jaipal Yadav's house, Sarvesh Rathore, Pukhraj Surana's house, JR palace hotel 
and the main road to the meeting point of NH63. 


Mahavir Nagar Ward No. 04 


Taking The road beside late Moti Jain's shop and the main road from the meeting point of 
NH63, taking Lakhan Hotel, Vinod Medical Store, crossing the road going towards Oswal 
Bhawan, Forest Office, Patel Dava khana, taking the road near late Ajit Jain's old house, Jograj 
Jewellers, Dalichand Surana, Vimal Chand Jain, Naveen Vishwakarma's shops and the main 
road to the meeting point of NH63. 


From Naveen Vishwakarma's shop and the meeting point of the main road NH63, taking 
Sukhnandan Sahu's house, passing through the Post Office, from the boundary wall of the 
main road walking on the road in front of Borpadar School, till the square of Rakesh 
Kushwaha's house. 


From the square of Rakesh Kushwaha's house, taking the house of Bhojraj Soni, Madan Soni, 
via Manharan Lal Sahu's house, from Pukhraj Bald's house to Munia Chowk 


From Muniya Chowk passing through Jawahar Lal Loda, Ranidan Gandhi's house, taking 
Ratanlal Surana's house, late Moti Jain's shop and the main road till the meeting point of 
NH63. 

Minimata Nagar Ward No. 05 


From the meeting point of Muniya Chowk, through Premraj Jain's house, Ammu Sen's house, 
passing through Santosh Rangari's house, taking Vimal Vishwas's house, passing through 
Lokendra's house, taking Ram Vilas's house, crossing the square in front of Tejpal Soni, 
passing through Kamal Sharma's house, taking ITI Colony, passing through Santosh Gupta's 
house, taking Savitri Shivhare's house, till Sanskritik Bhawan.. 


From Sanskriti Bhavan, taking CC Road in front of old police quarters to old ITI. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 650 (7) 


South:- 


West:- 


North:- 


East:- 


South:- 


West:- 


North :- 


East :- 


South :- 


West :- 


North :- 


East :- 


South :- 


West :- 


Taking the old ITI road, passing through Jawahar Surana's farm behind Yadav Sir's house, to 
Mahesh Sharma's house. 


Taking the road in front of Mahesh Sharma's house, via brick factory, till the meeting point at 
Munia Chowk. 


Lal Bahadur Shastri Nagar Ward No. 06 


Taking Naveen Vishwakarma's complex and from the meeting point of main road NH63, there 
is Kailash Photo shop, Raj Hardware, Bhagwan Chand Chopda’'s house, taking Forest Awasi 
Quarter, till Pawan Store. 


The road alongside Pawan Store and the main road from the meeting point of NH63, taking 
the Pawan Store, Bhagwan Das Rathi, Manak Lal Surana, Mahavir Mandir, crossing the road 
in front of Bastimal Chandak's house, passing through Muniya Ghar, passing through the 
fields of Raja Surana and Trilok Surana, till the bypass road. 


Taking the bypass road, passing through Girivar house, Sethiya house, from the eastern corner 
of the pond, walking along the rams of the pond, till Bati Bai's house. 


Taking the house of Bati Bai, crossing the road in front of RameshvarDevangan and Lallan 
Sahu's house, passing the house of Kaushalya Nagesh, crossing the road in front of Hiralal 
Nishad and Virendra Sen's house, passing the house of Tapan Devnath, DevlalDevangan and 
Reena Dhruv, passing the house of Pyare Lal Yadav, taking the road towards Durga Chowk, 
passing in front of Naveen Vishwakarma's house, till the meeting point of the main road 
NH63. 


Subhash Chandra Bose Nagar Ward NO. 07 


Taking the junction point of main road NH-63, via new Palika Bazar, via PWD office, to the 
junction point of Naveen Vishwakarma and main road NH-63 


The road in front of Naveen Vishwakarma's house and the main road taking the meeting point 
of NH63, passing through PWD residential quarter, crossing the road in front of Durga manch 
chowk, passing through empty plot, passing through Palkesh Soni's house, taking awasthi 
colony, passing through Sukhdev Sahu's house, Meghraj's house, passing through Bisahu 
Devangan's house, till New Samudayik Bhawan. 


Passing through New Samudayik Bhawan, taking the Rams end of the pond along the drain, to 
the South Western corner and Haram boundary 


South western corner of the park, walking from Haram border on the west side of the pond, 
passing through Anganwadi, taking Gulab Chand's house, till the meeting point of main road 
NH63. 


Dr. Ambedkar Nagar Ward no 08 


Taking the meeting point of the boundary line of Haram and Geedam, through the road in 
front of the graveyard, through the community hall, through the house of Qadar Baksh, from 
the house of Lileshwar Das, through the house of Mahesh Yadav, through the house of Rajesh 
Yadav, till the house of Sheikh Sabanuddin. 


From the house of Sheikh Sabanuddin, taking the house of Sheikh Sirajuddin, via Mohan Das 
Manikpuri's house, crossing the road in front of the house of Sheikh Nizamuddin, via Bisri 
Bai's house, taking the house of Dashrath Thakur, via Devdutt Verma's house, taking the old 
Anganwadi, via Niranjan Sahu's house, taking the house of Phaneshwar, crossing the road in 
front of Ganesh Manch, via Durga Temple, taking the empty house of Mohammad Ishak, via 
Pyare Lal Sahu's house, via Balwant Thakur's house, taking the Kanya Shala boundary, till the 
meeting point of NH 63. 


Taking the meeting point of main road NH 63 and Kanya Shala School, taking the PWD Rest 
House, to the meeting point of boundary line of Geedam and Haram. 


Taking the meeting point of the boundary line of Haram and Geedam, crossing the land of 
Temple Committee, passing through the houses of Kailash and Madhu Thackeray, passing 
through the houses of Lalit Nirmalkar, Gajanand Nirmalkar, passing through the houses of 
Akhtar Ali and Farida Begum, till the boundary line of Haram and Geedam. 


650 (8) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 


North :- 


East :- 


South :- 


West :- 


North :- 


East :- 


South :- 


West :- 


North:- 


East :- 


South :- 


West :- 


North:- 


East :- 


South :- 


West :- 


Maharana Pratap Nagar Ward no 09 


From the meeting point of the road going from the river towards the main road NH-63 and the 
road coming from the side of Harihar Niwas, passing through Santdas Manikpuri, 
Manrakhan's house, mosque and vacant plot, till the house of Suryabhan Singh. 


From Suryabhan Singh's house moving towards the main road, taking the house and shop of 
Jaiprakash Singh, Narsinghmal Salecha, near the house of Parasmal Duggad, till the meeting 
point of main road NH 63. 


Near Parasmal Duggad's house, from the junction of main road NH-63, taking Harihar Niwas, 
crossing the road opposite, passing through State Bank of India, Awasthi Photo Studio, taking 
Oswal Printers, Ram Kumar's Quarters and junction of NH-63 


Taking the meeting point of Ramkumar's quarter and NH 63, crossing the road in front of 
Sunil Jain, Ramesh Gupta, passing through Pitambar Das Manikpuri's house, passing through 
Narad Kumarya's house, passing through Ashfaq Khan's house, crossing the road in front, 
passing through Mohammad Smile's house, passing through Khalil Ahmed's house, till 
Santdas's house. 


Shivaji Nagar Ward no. 0 


From the stop dam along the river bank, crossing Kusum Jhodi, upto Kumhar para 


Taking Kumhar para crossing the Kusum Jhodi taking Bharat Devagan house to Manju 
Dewangan house and till the matching point of the street in front of Lakhan Kausal House and 
shop. 


From the matching point of the street in front of Lakhan Kausal House and shop, till the 
matching point of the road opposite Puran SoniHouse. 


From the matching point of the road opposite Puran House taking the house of babulal 
golchha, Vivek Patel and Shakur Mohammad, till the Stop-dam of the geedam river. 


Virnarayan Singh Nagar Ward no. Il 


From the Kusum Jhodi meeting point behind the house of Murali Devangan and Laxman 
Devangan to the Kusum Jhodi, drain and road meeting point located beside the house of Harak 
Chand Jain 


From Kusum Jhodi, through Harak Chand's house, taking Yamuna Prasad Dewangan, Seema 
Flour Mill, crossing the road coming from Narendra Jain's side, walking on the western border 
of Pratiksha Bus Stand till main road NH 63 near Awasthi's plot. 


From main road NH 63 near Awasthi's plot, taking Devan Lodge, Uttam Hardware, MLA 
Saheb Residential Building, crossing the road towards Narendra Jain, Manak Lal Surana, Ajit 
Jain, Durga Hotel, till the road towards Sonarpara. 


Road towards Sonarpara and main road from NH 63 junction point passing through Ramdev 
Mobiles, Narsinghmal Salecha, Krishna Dewangan's house, old weekly market to Kusum- 
jhodi near the road towards Kumharpara behind the house of Rameshwar Gupta, Phoolo Bada 
and Madhusudhan Dewangan. 


Gayatri Mandir Nagar Ward no. |2 


From the meeting point of ward no. |! Near Kusum-Jhodi along the edge of Jhodi to the 
culvert of the road going towards Atal Awas from S.L.R.M. Centre 


From the bridge on the road towards Atal Awas, taking the old Mutton Market, skipping 
Raghunath's house, walking on the road beside it, passing through Pradeep Sharma's house, 
Tangraj's house, Shivraj Netam till the meeting point with the main road. 


from the main road, NH-63 Near Shivraj Netam house, taking the house of Bajrangi, Nagar 
Panchayat office, old bus stand, petrol pump, and south west corner of the Pratiksha bus 
stand.and NH-63 


From Main Road NH-63 matching point near south west corner of Pratiksha Bus Stand via 
Gayatri Mandir, Mayadin's shop, Hukumchand Daga, Roshan Tailor's house to Ward No. Il 
point near Kusum Jhori. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2024 650 (9) 


North:- 


East :- 
South :- 


West :- 


North:- 


East :- 


South :- 


West :- 


North:- 


East :- 


South :- 


West :- 


Shiv Mandir Nagar Ward no. I3 


From the meeting point of the culvert and hut on the road towards Atal Awas, walking along 
the edge, taking Chattan Para, till the meeting point of the Pradhan Mantri Gramin Sadak and 
culvert going towards Paneda. 


From border point of Paneda Geedam via ITT to junction point of main road NH-63. 


From the meeting point near ITI and main road NH-63, taking the new police station, Deshraj 
Gupta and GAD colony, crossing the road towards Paneda, walking on the main road, taking 
Daadi Dhaba, Rajkumar Gupta's house, BSNL office, vacant plot, Rajendra Devangan, Uma 
Devi Thakur's building, Lamps, taking Mohan Gupta's house near old forest naka, crossing the 
road near Hanuman temple, taking the old ITI godown, Bhola Gupta's house, shop located in 
front of Arvind Gupta's house and till the meeting point of main road NH-63 


From the junction of the road in front of Arvind Gupta, taking the houses of Arvind Gupta, 
Vaidyanath Jha and the vacant plot, from the road towards Purana Mutton Market near Madan 
Shah's house, taking the houses of Vipul Mandal, Nisar Qureshi till the culvert built on the 
jhodi. 


Kadtipara Nagar Ward no. |4 


From Mangal Bhima Ram's house in Mahangu para, walking on the boundary line of the 
northern boundary of the Nagar Panchayat, Ghotpal and Geedam, taking the entire Lalsai 
Para, Kadti Para, up to Khasra No. 237 on the river situated at the meeting point of Ghotpal, 
Madse and Geedam situated on the east and north corner of the Nagar Panchayat. 


From the river Khasra No. 237 located at the meeting point of Geedam,Ghotpal and Madse, 
walking on the boundary line of Geedam and Bade Paneda in the eastern boundary of the 
Nagar Panchayat, taking Kadatipara, crossing Khasra No. 300, 3]0 and the Pradhan Mantri 
Gramin Road going to Paneda from the main road, Khasra No. 347, 346 and from the eastern 
south corner of Khasra No. 349 situated at the eastern and southern corner of the Nagar 
Panchayat till the field boundary line of Paneda,Jawanga,Geedam near ITI. 


From the south-eastern corner of Khasra No. 349 situated on the eastern and southern corner 
of the Nagar Panchayat, walking along the Kusum Jhodi, crossing the PMJSY road going to 
Paneda, taking the houses and vacant plots situated along the Jhodi, till the meeting point of 
Kusum Jhodi and Ward No. 0 and Il 


From the meeting point of Kusum Jhodi and Ward No. |0 and ], taking the composite shed, 
along the river bank, till the meeting point of Kusum Jhodi, Atal Awas, Kadam Tikra Para and 
along the river bank, taking Khasra No. 508, crossing the river, taking Sudru Raut, Anganwadi 
Bhawan, till Bhima Mandal's house, Mahangu Para. 


Shitlamata Mandir Nagar Ward no. 5 


Taking the houses of Deepchand, Abhimanyu Soni and Shankar Lal Soni at Sonarpara, the 
meeting point of Barsoor Road and Nagul Road, up to the northern boundary of the Nagar 
Panchayat 


Leaving Mahangupara from the boundary line of Ghotpal, Geedam of Nagar Panchayat, 
walking along the river bank, till the stop dam located near Shitlamata Mandir. 


Taking Perma Para from the stop dam located near ShitlaMata Mandir to the check dam 
located on the western border of the Nagar Panchayat. 


From the check dam, passing through the houses of Jugdhar and Sukhdev in Perma Para, 
passing through the houses of Jagdev and Narsingh in Phulpadar, till the meeting point of 
Barsoor Road and Nagul Road. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


